रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


स 


R 


LIBRARY 


AM 


OENTRA 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड - उप - खण्ड (0) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (i) , 

EINMENT OR " 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 15 , 2001 / फाल्गुन 24 , 1922 
NEW DELHI, THURSDAY,MARCH 15, 2001 /PHALGUNA 24 , 1922 


सं . 120 ] 
No. 120 ] 


% D 


71 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2001 
सा. का .नि . 187 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 
9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त 
अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है 
और : 

उक्त अधिसूचना में , मद 11 में , " क. पश्चिम बंगाल और 
मेघालय राज्यों से भिन्न सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पादित 
कोयला " शीर्षक के नीचे लिग्नाइट के सामने समूहV कोयले से संबंधित 
खंड ( v ) में , " केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन " शब्दों के स्थान पर 
" केवल पचास रुपए प्रति टन " शब्द रखे जाएंगे । 

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होगी । 

[ फा. सं. 28019/7/ 99 - सी.ए.] 
देवदास छोटराय, संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 15th March , 2001 
G. S. R. 187( E ). — Inexercisc ofthe powers conferred 
by Sub -section ( 3) of Section 9 of the Mines and Minerals 
(Development andRegulation ) Act, 1957 (67 of 1957), the 
Central Government hereby makes the following further 
amendment in the Second Schedule of the said Act, 
namely :- - 

In the said Schedule , in item 11, under the heading 
" A , Coal produced in all States and Union Territories 
except the States ofWest Bengal and Meghalaya ", in clause 
( v) relating to Group V coals , against Lignite for the words 
" Two rupees fifty paise only per tonnc " the words " Fifty 
rupees only per tonne " shall be substituted . 

2. This notification shall come into force on the date 
of its publication in the Official Gazette . 

[ F No. 28019/7/99- CA) 
DEVDAS CHHOTRAY, Jt. Secy 


821 GI/ 2001 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri New Delhi- 110064 

and Published by tho Controller of Publications , Delhi- 110054. 


